रजिस्ट्री संडी. एल.- 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


सं . 253 ] 
No. 253 ) 


नई दिल्ली, सोमवार , अप्रेल 10 , 2000 / चैत्र 21, 1922 
NEW DELHI,MONDAY , APRIL 10 , 2000 /CHAITRA 21, 1922 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2000 
का . आ . 366( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर एतद्वारा निम्न तालिका के कालम( 2 ) में 
उल्लिखित कम्पनी को अनुमोदित करती है और उक्त तालिका के कालम ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित 
लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा उक्त धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली ऐसी लागत की अधिकतम रकम को 
भी उक्त तालिका के कालम( 4 ) में विनिर्दिष्ट करती है अर्थात् : 

तालिका 
क्रम सं . कम्पनी का नाम परियोजना अथवा स्कीम और 

धारा 35 क ग के अंतर्गत 
अनुमानित लागत 

कटौती के लिए अनुज्ञात की 
जाने वाली लागत की 
अधिकतम राशि 


3 


149 . 54 लाख रुपए 


दी सोसायटी फार स्पेशल 
एजुकेशन फार द डीफ, द्वारा 
म्युनिसिपल सेकंडरी स्कूल , 
साऊथ विंग, ग्राउंड फ्लोर, 
बायकुला ( पश्चिम ), 
मुम्बई - 400001 
इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ 
कम्यूनिटी डेवलपमेंट, श्यामपुर 
बाय- पास रोड- गुमनीवाला 
249204, ऋषिकेश, देहरादून , 

उत्तर प्रदेश । 
1063GI2000 - 1 


महाराष्ट्र , थाने, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास निगम, महापे रोड, टी . टी . सी . 

औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट सं. सी . सी. - 1 
में बधिर और बधिर नेत्रहीन हेतु हेलेन 
केल्लेर संस्थान के लिए भवन का निर्माण 
अनुमानित लागत 351.00 लाख रुपए । 
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ऊखीमठ 
भूस्खलन एवं चमोली भूकंप के पीड़ितों एवं 
प्रभावित परिवारों को पुनर्वास, अनुमानित 
लागत 166.54 लाख रुपए । 


166.54 लाख रुपए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii)] 


3 


5. 


कनोरिया सेवा केन्द्र गुजरात, गांधीनगर में कनोरिया अस्पताल 

161.81 लाख रुपए । 
307 , अभिजीत नेताजी मार्ग, 

एवं शोध केन्द्र के विस्तार भवन का निर्माण 
एलिसब्रीज, अहमदाबाद 

उपकरणों/ यंत्रों/ वाहनों की खरीद, साज - सज्जा 
गुजरात । 

एवं संचालन , अनुमानित लागत 

161.81 लाख रुपए । 
श्री के . जे. मेहता टी. बी . गुजरात, अमरगढ में श्री के . जे. मेहता 

500. 00 लाख रुपए 
अस्पताल , अमरगढ - 364210 टी. बी. अस्पताल में यक्ष्मा के क्षेत्र में 

( दान निधि ) 
जिला- भावनगर, गुजरात राज्य । रोकथाम , उपचार एवं शोध क्रियाकलापों एवं 

ग्रामीण शिविरों का संचालन : अनुमानित 

लागत 500. 00 लाख रुपए ( दान निधि ) 
चिल्ड्रेन वेलफेयर सेन्टर, द्वितीय मुम्बई , वर्सेवा के यारी रोड में चिल्ड्रेन 

227. 59 लाख रुपए । 
बुद्ध गली, वर्सेवा, 

वेलफेयर सेन्टर के विद्यालय भवन 
मुम्बई - 4000611 

( फेज - II ) का निर्माण, अनुमानित 

लागत 227. 59 लाख रुपए । 
भारतीय जन कल्याण परिषद्, बिहार , जिला- दुमका, के राणेश्वर प्रखंड 

2. 30 लाख रु. 
मोहल्ला सलीमपुर अहरा , 

में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का 
लेन सं. - 1, डाकघर - कदमकुआँ संचालन , अनुमानित लागत 
पटना- 800003 (बिहार ) 

19 .72 लाख रुपए । 
ए. सी. आई. एल. - नवसर्जन भारत संघ के 25 राज्यों में समन्वित 

300 . 00 लाख रुपए । 
रूरल डेवलपमेंट फाऊंडेशन , ग्रामीण विकास में समन्वय हेतु 
बालडोटा भवन , चौथी मंजिल , प्रशिक्षण, अनुमानित लागत 
117. एम . के . रोड, चर्च गेट 500. 00 लाख रुपए । 
स्टेशन के सामने , 
मुम्बई - 400020. 

यह अधिसूचना सारणी में वर्णित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर विनिर्धारण वर्षों 2000 - 2001, 2001 - 2002 तथा 2002 
2003 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी । 


[ सं. 11327 / फा. सं. राष्ट्रीय समिति - 14/ 2000 ] 
पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 2000 


S . O . 366 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause 
( b ) to the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the 
Central Government on the recommendations of the National Committee , hereby 
approves the institutions mentioned in column (2 ) of the Table below and specifies the 
eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of 
the said Table and also specifies in the column (4 ) of the said Table , the maximum 


[ 411 11 — Que 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC , 
namely : 

TABLE 


Name of the Institutions 


Serial 
Number 


Maximum amount 
of cost to be allowed 


Project or scheme and 
estimated cost thereof 
as deduction under 
section 35AC 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


1. 


Rs. 149 54 lakhs. 


The Society for Special 
Education for the Deaf, 
Clo Municipal Secondary 
School, South Wing, 
Ground Floor, Byculla ( w ), 
Mumbai-400001. 


Construction of buildings for Helen 
Keller Institute for the Deaf and the 
deaf-blind at Plot No C - C - 1, TTC 
Industrial Area, Mahape Road , MIDC , 
Thane, Maharashtra; likely to cost 
Rs. 351 00 lakhs. 


2 


Rs 166 54 lakhs 


Indian Institute of Community 
Development, Shyampur 
Bye - pass Road , 
Gumaniwala -249204 , Rishikesh , 
Dehradun , Uttar Pradesh . . 


Rehabilitation of victims of Ukhimath 
landslide tragedy and Chamoli earthquake 
affected families at Uttarakhand , Uttar 
Pradesh , likely to cost Rs. 166 . 54 lakhs 


3 . 


Rs. 161 81 lakhs. 


Kanoria Seva Kendra , 
307, Abhijeet Netaji Marg , 
Ellisbridge, Ahmedabad , 
Gujarat 


Construction of extension building , 
purchase of equipments / instruments, 
mobile yan , furnishing and running of 
Kanoria Hospital and Research Centre 
at Gandhi Nagar, Gujarat , likely to cost 
Rs 161.81 lakhs. 


Shri K .J. Mehta T . B Hospital, 
Amargadh - 364210 , 
Distt Bhavnagar , Gujarat State . 


Rs 500 00 lakhs 
( Endowment Fund ) 


Running of prevention , treatment and 
research activities in the field of 
tuberculosis in Shri K J Mehta T B . 
Hospital, Amargadh and rural camps in 
Gujarat, likely to cost Rs 500 00 lakhs 
( Endowment Fund ) 


Rs 227 50 lakhs 


5 . Children Welfare Centre, 

2nd Buddha Lane , Versova , 
Mumbai-400061 


Construction of school building 
(Phase - ll) of Children Welfare Centre 
at Yari Road , Versova ,Mumbai, likely 
to cost Rs.227 59 lakhs 


Rs.2 30 lakhs 


6 . Bhartiya Jan Kalyan Parishad , 

Moh Salimpur Ahra, 
Lane No 1 , Post - Kadam Kuan , 
Patna - 800003 ( Bihar ) 


Running of non -formal education 
programme of Raneshwar Block , 
Dumka District, Bihar, likely to cost 
Rs 19 72 lakhs 


7 


Rs 300 00 lakhs 


Training for coordination in Integrated 
Rural Development in the 25 states of the 
Indian Union , likely to cost Rs 500 00 lakhs 


ACIL -Navasarjan Rural 
Development Foundation , 
Baldota Bhawan , 4th Floor , 
117 ,MK Road , Opposite 
Church Gate Station , 
Mumbai-400020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II---- SEC. 3 ( ii ) ] 


- 


- 


2 . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to 
assessment years 2000 - 2001, 2001- 2002 and 2002 - 2003 in respect of projects or schemes 
mentioned in the Table . 


[ No. 11327/ F. No. NC -14/ 2000 ] 
POMELA B . PRASAD , Director (National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2000 
का . आ . 367 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 
भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई , 1997 को जारी की गई अधिसूचना सं . सा . आ . 388 ( अ. ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं . 10 पर 
श्री सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट , मफतलाल हाउस, बैकवे रिक्लेमेशन, मुम्बई - 400020 द्वारा मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देख -रेख शिक्षा, 
खेल और सांस्कृतिक कार्यकलापों में बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना को चलाना और अस्पताल भवन का निर्माण करना, उपकरण उपलब्ध 
कराना, सुसज्जित करना और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्ध करने के कार्यक्रमनिर्धारण वर्ष से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना संख्या सा . आ . 221 ( अ. ) के द्वारा अनुमानित लागत 1225 .00 लाख रुपए से 
1333. 00 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई थी । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , 
आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है , 

अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट , मफतलाल हाउस, बैकवे रिक्लेमेशन, मुम्बई- 400020 द्वारा मध्य 
प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्वस्थ देख -रेख शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक कार्यकलापों में बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना को चलाना और 
अस्पताल भवन का निर्माण करना, उपकरण उपलब्ध कराना, सुसज्जित करना और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्ध करने के कार्यक्रम योजना की स्कीम 
अथवा परियोजना को मात्र तेरह करोड़ तैतीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और 
अवधि के लिए पात्रपरियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 11328 / फा . सं. राष्ट्रीय समिति - 14/ 2000 ] 
पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 2000 


S. O . 367 ( E). - Whereas by notification of the Government of Indiain the Ministry of 
Finance number S.O . 388( E ) dated the 19th May, 1997, issued under clause (b ) to the 
explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 10 , Running of Multifarious Rural Welfare 
projects in Health Care Education , Sports and Cultural activities and construction of 
Hospital building, equipments and furnishing and management of natural re 
Madhya Pradesh , Gujarat and Maharashtra , by Shri Sadguru Seva Sangh Trust, Mafatlal 

House, Backbay Reclamation, Mumbai- 400020, as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 1998- 99%; 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


And whereas by notification number S.O . 221 (E ) dated 16th March , 1998, the 
estimated cost was enhanced from Rs. 1225 .00 lakhs to Rs. 1333. 00 lakhs ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of 
rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a 
further period of three years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with clause (b ) to the explanation to section 35AC of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of running of Multifarious 
Rural Welfare projects in Health Care Education , Sports and Cultural activities and 
construction of Hospital building , equipments and furnishing and management of natural 
resources in Madhya Pradesh , Gujarat and Maharashtra , which is being carried out by 
Shri Sadguru Seva Sangh Trust, Mafatlal House , Backbay Reclamation , Mumbai- 400020 , 
at the estimated cost of rupees thirteen crore thirty -three lakhs only, as an eligible project 
or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2001-2002. 


[ No. 11328/ F. No . NC -14/ 2000 ] 
POMELA B . PRASAD , Director (National Committee ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल , 2000 
का . आ . 368( अ ) - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के अन्तर्गत 
भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को जारी अधिसूचना सं. सा . आ . 862 ( अ. ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं . 6 पर 
मेडिकल रिसर्च फाऊण्डेशन , 18 कॉलेज रोड, चैन्नई 600006 द्वारा चैन्नई में विलिंडन अस्पताल की खरीद और उसको चलाने के कार्यक्रम को कर 
निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या सा . आ . 550 ( अ. ) के द्वारा परियोजना का नाम “ चैन्नई तमिलनाडू में 
विलिंडन अस्पताल की खरीद और उसको चलाना से संशोधित किया गया था । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , 
आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेडिकल रिसर्च फाऊण्डेशन, 18 कॉलेज रोड, चैन्नई 600006 द्वारा चैन्नई में विलिंडन 
अस्पताल की खरीद और उसको चलाने के कार्यक्रम को राहत कार्यों की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र बारह करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
पर निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती 
है । 


[ सं. 11329 / फा. सं. राष्ट्रीय समिति -14 / 2000 ] 
पोमिला बी. प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii)] 


- 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 2000 


S . 0 . 368 ( E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S . O . 862 ( E ) dated the 12 December, 1997 , issued under clause ( b ) to 
the explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 6 , Purchase and running of Willingdon 

spital at Chennai, by Medical Research Foundation, 18 , College Road , Chennai 
600006 , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1998 - 99 . 


And whereas by notification number S. O . 550 ( E ) dated 2nd July, 1998 , the name 
of the project was amended to “ Purchase and running of Willingdon Hospital, Chennai, 
Tamilnadu ” ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of 
rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a 
further period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with clause ( b ) to the explanation to section 35AC of theIncome-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of purchase and running of 
Willingdon Hospital at Chennai, which is being carried out by Medical Research 
Foundation , 18 , College Road , Chennai-600006 , at the estimated cost of rupees twelve 
crore only , as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning 
with assessment year 2001-2002 . 


[ No . 11329/ F. No. NC -14/ 2000 ] 
POMELA B . PRASAD , Director (National Committee ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2000 


का. आ. 369( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 1997 को जारी अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180 ( अ0 ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 12 पर ओम इन्दु जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, 13 बी , बी ए ब्लाक , अशोक 
विहार फेज 1 दिल्ली -110052 द्वारा हरियाणा, गुडगांव के ग्राम धनकोट में एम्बुलेंस वैन, ग्रामीण 
चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के संचालन को कर निर्धारण वर्ष 1997- 98 से आरम्भ होने वाले तीन 
वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है,. 


[ भाग || - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 
के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की एक और सिफारिश की है ; 

___ अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

ओम इन्दु जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, 13 बी , बी ए ब्लाक , अशोक विहार फेज- 1 दिल्ली- 110052 द्वारा 
हरियाणा, गुडगांव के ग्राम धनकोट में चलाई जा रही एम्बुलेंस वैन , ग्रामीण चिकित्सा सहायता 
कार्यक्रम के संचालन की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र 17 लाख 95 हजार रूपये की 
अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 11330 / फा . सं. राष्ट्रीय समिति - 14 / 2000 ] 

पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 10th April, 2000 


S . O . 369(E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance , number S . O . 180 ( E ) dated the 104 March , 1997 , issued under clause (b ) to the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 12 , Ambulance Van , running of rural medical 
help programme at Dhankot Village , Gurgaon Haryana , by Om Indu Jain Charitable 
Trust , 13 - B , BA Block , Ashok Vihar Phase -I, Delhi- 110052 , as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 - 98 . 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of 
rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a 
further period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with clause (b ) to the explanation to section 35AC of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of Ambulance Van , 
running of rural medical help programme at Dhankot Village , Gurgaon Haryana , which is 
being carried out by Om Indu Jain Charitable Trust, 13- B , BA Block , Ashok Vihar Phase 
I, Delhi-110052 , at the estimated cost of rupees seventeen lakhs ninty - five thousand only , 
as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with 
assessment year 2000 - 2001. 


INo. 11330 / F. No. NC - 14/ 2000 ] 
POMELA B . PRASAD , Director (National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — Sec . 3 ( ii) ] 


3 


- 


- 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2000 


का . आ . 370( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 6 जून,1996 को जारी अधिसूचना सं0 सां0 आo 399 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने क्रम सं0 13 पर पी0एच0डी0 रूरल डेवलपमेंट फाउन्डेशन , पी०एच०डी० हाउस एशियाई 
खेल गांव के सामने , नई दिल्ली की राजस्थान, अलवर के तिजारा एवं निमराना प्रखंडों के गांवों में 
समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों 
की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है,. 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 
के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की एक और सिफारिश की है ; 

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
पी0एच0 डी0 रूरल डेवलपमेंट फाऊन्डेशन, पी0एच0डी0 हाऊस, एशियाई खेल गांव के सामने , नई 
दिल्ली द्वारा राजस्थान, अलवर के तिजारा एवं निमराना प्रखंडों में चलाई जा रही समन्वित ग्रामीण 
विकास परियोजना की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र 25 लाख रूपये की अनुमानित लागत 
पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 2000- 2001 से आरम्भ होने वाले दो 
वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 11331/ फा . सं. राष्ट्रीय समिति - 14 / 2000 ] 
पोमिला बी. प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 2000 


S . O . 370 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S . O . 399 (E ) dated the 6th June, 1996 , issued under clause (b ) to the 
Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central 
Government had specified at serial number 13 , Integrated Rural Development Project at 
10 villages of Tijara and Nimrana Blocks, Alwar, Rajasthan , by PHD Rural Development 
Foundation , PHD House, Opposite Asian Games Village, New Delhi, as an eligible 
project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-98. 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of 
rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a 
further period of two years ; 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with clause (b ) to the explanation to section 35AC of the Income-tax 

Act , 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of Integrated Rural 
Development Project at 10 villages of Tijara and Nimrana Blocks, Alwar , Rajasthan , 
which is being carried out by PHD Rural Development Foundation , PHD House , 
Opposite Asian Games Village , New Delhi, at the estimated cost of rupees twenty -five 
lakhs only , as an eligible project or scheme for a further period of two years beginning 
with assessment year 2000 - 2001. 


INo. 11331/ F. No . NC - 14/ 2000 ] 
POMELA B. PRASAD , Director (National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2000 
, का . आ. 371( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) के दिनांक 29 सितम्बर,1993 के सां0 आ0 729 ( अ0 ) में एतद्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्वीन मेरीज टेक्नीकल इंस्टीट्यूट फार डिजएबल्ड 
सोल्जर्स ,किरकी, रेंज हिल्स, पुणे- 411020 से संबंधित क्रम सं02 पर की परियोजना अथवा स्कीम 
से संबंधित स्तम्भ ( 3 ) में " किरकी, रेंज हिल्स, पुणे में अपंग सैनिकों का प्रशिक्षण एवं 
पुनर्वास " शब्दों की जगह " किरकी, रेंज हिल्स, पुणे में अपंग सैनिकों का प्रशिक्षण एवं 
पुनर्वास तथा कारगिल स्मारक भवन " रखे जाए । 

[ सं. 11332 / फा . सं. राष्ट्रीय समिति - 14/ 2000 ] 

पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th April, 2000 
S. 0. 371(E).--In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause 
( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the 
Central Government on the recommendations of the National Committee hereby amends 
the notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue ) 
number S. O . 729(E ) dated the 29th September , 1993 as follows, namely: 


In the said notification , in the Table against serial number 2 relating to Queen 
Mary s Technical Institute for Disabled Soldiers , Kirkee, Range Hills, Pune -411020 , in 
column ( 3 ) relating to project or scheme, for the words “ Training and rehabilitation of 
disabled soldiers at Kirkee , Range Hills, Pune " , the words " Training and rehabilitation of 
disabled soldiers and Kargil Memorial Hall at Kirkee, Range Hills, Pune” shall be 
substituted. 

[ No. 11332/ F. No. NC -14/ 2000] 
POMELA B . PRASAD , Director (National Committee ) 


Printed by the Manager, Govt. ofIndia Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


1068111280 - 2 


